.... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 श्रावण 1936 ( श०) 
राँची ,मंगलवार 

12 अगस्त , 2014 ( ई० ) 


संख्या 369 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


शुद्धि पत्र 
8 अगस्त , 2014 


संख्या-3 /पद -1(ग )-2/ 2014 का .- 8039 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची 
द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - 8036 दिनांक 8 अगस्त , 2014 में अंकित “जिला भू- अर्जन पदाधिकारी के पद 
पर पदस्थान हेतु इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है " को "जिला भू 
अर्जन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है “ पढ़ा जाय । उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 369 – 50 | 


